पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म. प्र. - 108-- भोपाल- 09 - 11. 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/ 153 , 
दिनांक 10 --1-- 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत . 


सत्यमेव 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 126 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 5 फरवरी 2010 - माघ 16, शक 1931 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 5 फरवरी 2010 


कृतज्ञता प्रस्ताव 


क्र . एफ - 19 -- 18 - 2010 - एक - 4. -~- मध्यप्रदेश के विकास के लिए राज्य शासन ने जो संकल्प लिये हैं उन्हें पूरा करने में मुख्य सचिव 
श्री राकेश साहनी की सकारात्मक भूमिका सर्वविदित है. उनके दक्ष एवं कार्यकुशल प्रशासनिक नेतृत्व से शासकीय योजनाओं का प्रभावी 
क्रियान्वयन हुआ. कठिन व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्होंने सदैव सूझबूझ व धैर्य का परिचय दिया . 


मंत्रि - परिषद् के सभी सदस्यों ने यह अनुभव किया कि श्री साहनी जनहित को सर्वोपरि मानकर परिषद् को तदनुरूप विधिसम्मत निर्णय 
लेने में सदैव सहायक रहे. जटिल प्रशासनिक समस्याओं का सहज समाधान करना उनकी विशेष योग्यता है . 


अपनी 38 वर्ष की दीर्घकालीन सेवा के दौरान विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में श्री साहनी के योगदान की प्रदेश में अपनी विशिष्ट 
पहचान है . शासकीय नीतियों को मूर्तरूप देने में जो गतिरोध उत्पन्न होते हैं , उन्हें दूर करने की प्रशासनिक कला में श्री साहनी की निपुणता 
प्रश्नातीत हैं . 


श्री साहनी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर इस कृतज्ञता प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रि - परिषद् उनके प्रति सम्मान व्यक्त करती है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

सुदेश कुमार , प्रमुख सचिव. 


251 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010 . 


